रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004/ 97 


REGD . NO . D . L - 33004/97 


सम्पमवजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


7 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3- Sub - section (11 ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं. 68 ] 
No. 68 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 29 , 1998 / माघ 9 , 1919 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 1998/MAGHA 9, 1919 


विधि और न्याय मंत्रालय 
(विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 जनवरी , 1998 
का . आ , 92 ( अ ).- - केन्द्रीय सरकार , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 60 के खंड ( ग ) के साथ पठित धारा 169 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् , निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--- 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन ( संशोधन ) नियम , 1998 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है ) भाग 3 के पश्चात् निम्नलिखित भाग 
अंत: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


भाग 3क 


निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग द्वारा मतदान की प्रक्रिया 


27क परिभाषाएं : - इस भाग में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 

( क ) “निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर " से निर्वाचन आयोग द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए 
अधिसूचित सहायक रिटर्निंग आफिसर अभिप्रेत है ; 
( ख ) " अधिसूचित निर्वाचक से ऐसानिर्वाचक अभिप्रेत है जो निर्वाचन आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 60 के खंड ( ग ) के अधीन 

अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग का है । 
। 27ख निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग द्वारा मतदान के लिए विशेष उपबंध : -- 

भाग 3 में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग के उपबंध ऐसे अधिसूचित निर्वाधक को लागू होंगे जो किसी निर्वाचन में डाक द्वारा मत 

देना चाहता है । 

27ग अधिसूचित निर्वाचक द्वारा प्रज्ञापना : 
269 G /98 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[ PART II. SEC. 3 (ii )] 


ऐसा अधिसूचितनिर्वाचक जो किसीनिर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वहनिर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निग 
आफिसर को प्ररूप 12ग में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व उसके पास पहुंच जाए और ऐसी 
प्रज्ञापना प्राप्त होने पर ऐसा सहायक रिटर्निंग आफिसर उसे डाक मतपत्र जारी करेगा: 
परन्तु यह कि ऐसा आवेदन जिसमें प्ररूप 12ग में अपेक्षित पूर्ण विशिष्टियां नहीं दी गई हैं , सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा रद्द किया जा 
सकता है यदि युक्तियुक्त प्रयास करने पर भी वह अपेक्षित जानकारी अभिनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है : 
परन्तु यह भी की प्ररूप 12ग में ऐसा आवेदन जिसके साथ प्ररूप 12ग के , भाग 2 के अधीन यथाअपेक्षित प्राधिकृत आफिसर का प्रमाणपत्र 

नहीं है , रद्द किया जा सकेगा । 
27घ मतपत्र का प्ररूप : - ( 1 ) प्रत्येक डाक मतपत्र के साथ प्रतिपर्ण संलग्न होगा और उक्त मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होंगे और 

उसमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे । 
( 2 ) अभ्यर्थियों के नाम डाक मतपत्रों पर उस क्रम में क्रांकितकिए जाएंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हैं । 

( 3 ) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है, तो उनमें उनके व्यवसाय या निवास या किसी अन्य रीति से कोई परिवर्धन करके 
. भेद किया जाएगा । 
273 मतपत्रों का जारी किया जाना : - ( 1 ) डाक मतपत्र, अधिसूचितनिर्वाचक को डाक प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा भेजा जाएगा 

जिसके साथ 
( क ) प्ररूप 13क में घोषणा होगी ; 
( ख ) प्ररूप 13ख में लिफाफा होगा; 
( ग ) प्ररूप 13ग में सहायक रिटर्निंग आफिसर को संबोधित बड़ा लिफाफा होगा; और 
( घ ) प्ररूप 13ङ में निर्वाचक के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश होंगे : 
परन्तु निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर मतपत्र और प्ररूप अधिसूचित निर्वाधक को व्यक्तिगत रूप से 
परिदत्त कर सकेगा या परिदान करा सकेगा । 
( 2 ) निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर, साथ ही ,- - 
( क ) मतपत्र के प्रतिपर्ण में निर्वाचक नामावली की चिन्हांकित प्रति में प्रविष्ट निर्वाचक नामावली की संख्या अभिलिखित करेगा; 
( ख ) निर्वाचक नामावली की चिन्हांकित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए कि उसे मतपत्र जारी किया जा चुका है, निर्वाधक के नाम 

पर चिन्ह लगाएंगा किन्तु वह निर्वाचक को जारी किए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक उसमें अभिलिखित नहीं करेगा ; 
( ग ) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक को किसी मतदान केन्द्र पर मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है । 
( 3 ) प्रत्येक वह अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके माध्यम से डाक मतपत्र भेजा जा रहा है, संबोधित व्यक्ति को अविलंब उसका 
परिदान सुनिश्चित करेगा । 
( 4 ) निर्वाधकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी निर्वाचकों को , जिनकी 
प्रज्ञापना नियम 27ग के अनुसार प्राप्त हुई है और जो डाक द्वारा मत देने के हकदार हैं , निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख से आठ दिन 
पूर्व मतपत्र जारी कर दिए गए हैं तथा आठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर निर्वाचक नामावलियों की चिन्हांकित प्रतियां मोहरबंद 
लिफाफों में रखेगा और लिफाफों पर उसकी अंतर्वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा वह तारीख, जिसको वह मोहरबंद किए गए थे अभिलिखित 
करेगा और संबंधित रिटनिंग आफिसर को ऐसे मोहरबंद लिफाफे भेजेगा । 
( 5 ) निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर, एक पृथक पैकेट में , डाक द्वारा मत देने के हकदार निर्वाचकों को 
जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण मोहरबंद करेगा और पैकेट पर उसकी अंतर्वस्तु का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख, जिसको वह मोहरबंद 

किया गया था अभिलिखित करेगा और मोहरबंद पैकेट संबद्ध रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा । 
27च मत का अभिलिखित किया जाना : - ( 1 ) ऐसा अधिसूचित निर्वाचक जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हुआ है और जो मत देना चाहता है , 

मतपत्र पर प्ररूप 133 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेगा और प्ररूप 13ख में के लिफाफे में उसे बंद करेगा । 
( 2 ) अधिसूचित निर्वाचक प्ररूप 13क में घोषणा पर नियम 27ञ के उपनियम ( 2 ) के अधीन प्राधिकृत किसी आफिसर की उपस्थिति 

में हस्ताक्षर करेगा और उसके द्वारा अपने हस्ताक्षर अनुप्रमाणित कराएगा । 
27छ निरक्षर या शिथिलांग निर्वाचकों की सहायता : - ( 1 ) यदि अधिसूचित निर्वाचक निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य शारीरिक 

अंग - शैथिल्य के कारण अपना मत डाक मतपत्र पर अभिलिखित करने में और घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है तो वह अपने द्वारा 
प्राप्त घोषणा और लिफाफों सहित मतपत्र , नियम 27 के उपनियम ( 2 ) के अधीन अपने हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित कराने के लिए 
प्राधिकृत आफिसर के पास ले जाएगा और उस आफिसर से अनुरोध करेगा कि वह उसका मत अभिलिखित करे और उसकी ओर से 
उसकी घोषणा हस्ताक्षरित करे । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" 


( 2 ) तब ऐसा आफिसर मतपत्र को निर्वाचक की इच्छा के अनुसार उसकी उपस्थिति में चिन्हित करेगा, उसकी ओर से घोषणा हस्ताक्षरित 
करेगा और इस निमित की जाने वाली सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा । 


27ज मतपत्र का पुनः जारी किया जाना : - ( 1 ) जब कि नियम 27ङ के अधीन भेजे गए डाक मतपत्र और अन्य कागज - पत्र, किसी 

कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तबनिर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर, अनुरोध किए जाने पर डाक 
प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा फिर उन्हें भेज सकेगा ( या ) स्वयं निर्वाचक को उन्हें परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा । 
( 2 ) यदि किसी अधूिसचित निर्वाचक ने, अनवधानता से मतपत्र या अन्य कागज - पत्रों में से किसी को , जो उसे नियम 27 के अधीन 
भेजे गए हैं , ऐसी रीति से बरता है कि वे सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं तो खराब हुए कागज - पत्रों के सैट को निर्वाचक 
धारा लौटाए जाने पर और निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर को अनवधानता के बारे में समाधान किए जाने 
पर कागज-- पत्रों का एक दूसरा सैट उसे जारी कर दिया जाएगा । 
( 3 ) निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर ऐसे लौटाए गए खराब कागजपत्रों को रद्द करेगा और निर्वाचन 
की विशिष्टियों और रद्द किए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को , उस पर लिख कर उन्हें पृथक पैकेट में रखेगा 


27झ मतपत्र लौटाना : - ( 1 ) अधिसूचित निर्वाचक अपना मत अभिलिखित करने और नियम 27च या नियम 27छ के अधीन अपनी घोषणा 

करने के पश्चात् वह मतपत्र और घोषणा रिटर्निंग आफिसर को ऐसे लौटा देगा कि वे संबद्ध रिटर्निंग आफिसर के पास मतगणना प्रारंभ करने 
के लिए नियत समय से पहले पहुंच जाएं । 
( 2 ) यदि डाक मतपत्र वाला कोई लिफाफा रिटर्निंग आफिसर को उपनियम ( 1 ) में नियत समय के अवसान के पश्चात् प्राप्त होता है तो 
वह उसकी प्रप्ति की तारीख और समय उस पर लिखेगा और तब ऐसे लिफाफों को एक साथ पृथक पैकेट में रखेगा । 
( 3 ) रिटर्निंग आफिसर डाक मतपत्रों वाले सब लिफाफों को , जा उसे प्राप्त हुए हैं , मतों की गणना के प्रारंभ होने तक सुरक्षित अभिरक्षा 

में रखेगा । 
27ब इस भाग के अधीन कतिपय कृत्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत आफिसर : 
( 1 ) उपनियम ( 2 ) में वर्णित आफिसर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए प्राधिकृत आफिसर होगा, -- 

( क ) नियम 27छ का उपनियम ( 2 ) ; 

( ख ) प्ररूप 12ग के भाग ( 2) में प्रमाणपत्र जारी करना । 
( 2 ) ऊपर उपनियम ( 1 ) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत आफिसर निम्नलिखित में से कोई एक आफिसर होगा : 

( क ) किसी प्रवासी कैंप/ क्षेत्र का भारसाधक आफिसर ; 
( ख ) उस कार्यालय का भारसाधक आफिसर जिससे प्रवासी निर्वाचक प्रवासी कर्मचारी के रूप में अपना वेतन लेता है ; 
( ग ) ऐसे खजाने /बैंक का भारसाधक आफिसर जहां से प्रवासीनिर्वाचक पेंशनभोगी के रूप में अपनी पेंशन लेता है । 


( घ ) कोई राजपत्रित आफिसर । 


27ट निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति : --- 

रिटनिंग आफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर से. उसके द्वारा प्राप्त 
निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाएं ताकि ऐसे निर्वाचकों को जिन्हें डाक से मतपत्रों 
का प्रदाय गया है, वे दोबारा मतदान न कर सके । 


27ठ नियम 54क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ,निर्वाचन आयोग, राजपत्र में , अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि नियम 59क 

के अधीन साधारण मतपत्रों को मिश्रित किए जाने के समय, डाक मतपत्र साधारण मतपत्रों के साथ मिश्रित किए जाएं और उस दशा में , 
निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग आफिसर को निदेशों द्वारा यह रीति भी विहित कर सकेगाजिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में साधारण मतपत्रों के 

साथ डाक मतपत्रों का मिश्रण किया जाएगा । 
3. मूल नियम के नियम 33क के खंड ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : 

" ( ख ) नियम 23 के उपनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) या नियम 27 के उपनियम ( 2 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में लगाए गए चिन्ह 
से भिन्न कोई चिन्ह । " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii )] 


4. मूल नियमों के प्ररूप 12ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अनतःस्थापित किया जाएगा : -- 

" प्ररूप 12ग 
( नियम 27 ग देखिए ) 

भाग 1 
अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर को सूचना के बारे में पत्र । 
सेवा में , 

सहायक रिटर्निंग आफिसर 
( अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए ) 

- -- - - संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
( सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम और पता ) 
महोदय, 
मैं - --- - -- -- -- - - - 

-- - - --- - -- -- -- - - - -- -- - - --- -- - - - - - पुत्र/ पुत्री/ पत्नी - - -- --- - - -- - - - - -- - - -- 
निवासी ग्राम/ मोहल्ला - - --- -- - - - - - - - -- -- -- - - - ---- - - - - - - - - -- - - - -- --- - - - 

....- - - -- - - -- - - - - - - - - - - 
शहर/ नगर/ तहसील -- - - --- - - - - --- -- - - - - -- - -- --- - - - - - - -- -- - - - -- -- - - - ---- - - - ( राज्य ) अधिसूचित वर्ग का 
निर्वाचक हैं और - - --- - - -- -- - - --- -- - - -- - - -- --- - - - - - -- 

- - - - -- - -- - -निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा/विधान 
सभा के निर्वाचन में डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता हूँ । 


मेरा डाक का पूरा धर्तमान पता निम्नलिखित है : 


- 


- 


गृह/निवास गृह /टेंट सं . - - 
कैंप/ मोहल्ला/ ग्राम -- -- -- 
वार्ड / नगर/ तहसील - -- 
जिला - - - -- 
राज्य -- --- ------ - - -- -- पिन कोड - - - - - - - 
मेरा नाम - --- 

- -- -- -- - - संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग . 
संख्या - - - ---- ---- - के क्रम संख्या - --- -- - - - 

- - -- - पर दर्ज है । 
- - - - - - - -- सरकार के रजिस्ट्रेशन संख्या -- - - - -- - - - - - -- - - के अधीन 
स्वयं श्री / श्रीमती -- - - -- -- - - -- -. - के कदम्ब के प्रधान/ सदस्य के रूप में - - 

- - - - ~ - के ( अधिकारी पदाभिधान ) 
यहां प्रवासी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूँ । 
*मैं प्रवासी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं हूँ । 

- - - --- - - - ----- -- - -- मेरे कुटुम्ब का प्रधान -- - -- के कार्यालय में - ( पूरा पता ) सरकारी कर्मचारी 
( पदाभिधान ) -- -- - -- - - --- -- -- - -- -- --- - के रूप में सेवारत हूँ । 

मैं -- - - - --- - -- -- -- -- -- - - -- --- - - - - - - -- मेरे कुटम्ब का प्रधान पेंशनभोगी हूँ और लेखा सं . --- - 
- - - ---- -- के अधीन ------ -- - -- -- -- -- -- -- -- -- - - स्थित ( पूरा पता ) सरकारी खजाना/बैंक शाखा सं. --- -- - - -- --- --- - - से पेंशन 
प्राप्त कर रहा हूँ । 

भवदीय 

भाग 2 
यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा भाग 1 में दी गई विशिष्टियां हमारे अभिलेख/ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और समझ के अनुसार 
सही हैं । 

सत्यापन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर 
( नाम ) -- -- - - - - - - - - - - -- 
( पता ) - -- - - - - - -- - - - ------ 

( रबड़ की मुद्रा) - - 
" जो लागू न हो उसे काट दें तथा सुसंगत कथन पर चिन्ह लगाएं । 


- 


- 


- 


[ भाग II -- खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : अधिसूचित निर्वाचक से ऐसानिर्वाचक अभिप्रेत है जो जम्मू - कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 60 के खंड ( ग ) के अधीन 

निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग का है । 
( इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है ) 
5. मूल नियमों के प्ररूप 13घ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" प्ररूप 13 हु " 

( नियम 27. च देखिए) 
अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश 
( लोक सभा/ राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन के लिए उपयोग में लाया जाए ) 

~~~ ~ - से लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन । इसके साथ भेजे गए मतपत्रों पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे 
ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं । आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिन्ह लगाकर अपना मत 
अभिलिखित करें । चिन्ह इस प्रकार लगाया जाना चाहिए जिससे कि स्पष्ट रूप से और संदेह से परे यह उपदर्शित किया जा सके कि आप किस अभ्यर्थी को 
अपना मत दे रहे हैं । यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया है कि जिससे यह शंकास्पद हो जाता है कि आपने अपना मत किस अभ्यर्थी को दिया है , तो वह अविमान्य 
हो जाएगा । 

निर्वाधित होने वाले सदस्य की संख्या केवल एक है तदनुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मस नहीं देना चाहिए । यदि आप ऐसा करते 
हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 

___ मतपत्र पर अपने मत को अभिलिखित करने के लिए अपेक्षित चिन्ह से भिन्न अपने हस्ताक्षर न करें या कोई चिन्ह न लगाएं, हस्ताक्षर या लेखन, 
चाहे जो भी हो, न करे । 

अपने मत को मतपत्र में अभिलिखित करने के पश्चात् उसे इसके साथ भेजे गए " क से चिन्हित छोटे लिफाफे में डाल दे । लिफाफे को बंद 
करें और सील द्वारा या अन्यथा सुरक्षित कर लें । 

आप तब प्रारूप 13क में घोषणा पर, जो इसके साथ भेजी गई है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के (नियम 27ज में परिभाषित ) प्राधिकृत 
आफिसर की उपस्थिति में हस्ताक्षर करें । अपने हस्ताक्षर को ऐसे प्राधिकृत आफिसर द्वारा अनुप्रमाणित कराएं ।निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 
27 का सार इसके साथ संलग्न है । 

यदि आप स्वयं ऊपर दर्शित रीति से मतपत्र को चिन्हांकित करने और घोषणा पर हस्ताक्षर करने में निरक्षरता, अंधेपन या किसी अन्य अंग शैथिल्य 
के कारण असमर्थ हैं तो आप अपनी और से उपरिवर्णित किसी प्राधिकृत आफिसर द्वारा मत को चिन्हांकित कराने और घोषणा पर हस्ताक्षर कराने के हकदार 
हैं । ऐसा कोई आफिसर आपके अनुरोध पर आपकी उपस्थिति में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिन्हांकित करेगा । वह इस निमित आवश्यक 
प्रमाण - पत्र को चिन्हांकित करेगा । वह इस निमित आवश्यक प्रमाण - पत्र को भरकर पूरा करेगा । 

आपके घोषणा पर हस्ताक्षर करने और आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात् प्ररूप 13क में घोषणा को और साथ में मतपत्र वाले 
" क " से चिन्हित छोटे लिफाफे को भी " ख " से चिन्हित बड़े लिफाफे में डाल दें । बड़ेलिफाफों को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर को डाक 
द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेज दें । " ख " से चिन्हांकित लिफाफे पर दिए गए स्थान पर आप अपने पूरे हस्ताक्षर करें । यदि लिफाफा भारत में डाक द्वारा भेजा 
जाना है तो आपको उस पर कोई डाक महसूल स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं होंगी । किन्तु यदि, आप भारत के बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन 
नियोजित एक निर्वाचक हैं तो आप लिफाफे को उस कार्यालय द्वारा, जिसमें आप सेवारत हैं , इस पर आवश्यक डाक महसूल स्टाम्प पूरी तरह लगाने के 
पश्चात् वायु डाक सेवा द्वारा सिवाय जहां इसे राजनयिक थैले द्वारा भेजा जाता है , सीधे रिटर्निंग आफिसर को भेज दें । 

आप यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा तारीख ---- - - को ------ --- - -- बजे से पहले निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए रिटर्निग 
फिसर के पास पहुंच जाए । 

कृपया इस बात का ध्यान रखें कि : 
) यदि आप ऊपर उपदर्शित रीति से अपनी घोषणा को अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया 

जाएगा, और 
यदि लिफाफा तारीख - - - - -- को बजे - -- - - - के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंचता है तो आप के मत को गणना में नहीं लिया 
जाएगा । " 
h1198 - 2 

[ फा . सं. 7 ( 1 )/ 98- वि . - 2 ] 

डा . रघबीर सिंह, सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 3 ( u )] 


MINISTRY OF LAW & JUSTICE 

(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th January , 1998 
s.0. 9? £ ;: - un exercise of the powers conferred by section 169, read with clause (c) of section 
60 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ), the Central Government, after 
consulting the Election Commission , hereby makes the following rules further to amend the 
Conduct of Elections Rules , 1961, nar .ely: 


- - - 


- - - - 


- 


1. (1 ) These rules may be cailed the Conduct of Elections ( Amendownt) Rules, 1998 . 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2 . In the Conduct of Elections Rules , 1961 (hereinafter referred to as the principal rules ), 
aftor Part III, the following Part shall be inserted , namely : 


Part UIA 


PROCEDURE FOR VOTING BY THE NOTIFIED CLASS OF VOTRE ELECTORS . 


27A . Definitions : In this Part, unless the context otherwise requires, - 


(a ) " Assistant Returning Officer" , for the notified class of electors, means the 
Assistant Returning Officer notified by the Election Commission for the purposes of 
this Part: 


(b ) " notified elector " means an elector who belongs to a class of persons notified 
by the Election Commission under clause (c ) of section 60 of the Act. 


27B . Special provisions for voting by the notified class of 
electors: - Notwithstanding anything contained in Part II , the provisions of this Part shall 
apply to a notified elector who wishes to vote by post at an election . 


27C . Intimation by a notified elector : - A notified elector, who wishes to vote by post 
at an election shall send an application in Form 12C to the Assistant Returning Officer 
for the notified class of electonuso as to reach him at least ten days before the date of the 
poil and on receipt of the intimation such Assistant Returning Officer shall issue a postal 
ballot paper to him ; 


Provided that an application which does not furnish complete particulars as an 
in Form 12C may be rejected if such Assistant Returning Officer, despite makit 
reasonable efforts, is not in a position to ascertain the requisite information : 


[ HTT II - US 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Provided further that an application in Form 12C without a certificate from the 
authorised officer as required under Part II of Form 12C shall be rejected . 


27D . Form of ballot paper : ( 1 ) Every postal ballot paper shall have a countcrfoil 
attached thereto and the said ballot paper and the counterfoil shall be in such form and 
the particulars therein shall be in such language or larguages as the Election Commission 
may direct 


( 2 ) The names of the candidates shall be arranged on the pastal ballot paper in the 
order ir , which they appear in the list of contesting candidates . 


(3) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the 
addition of their occupation or residence or in some other manner . 


- 


- - - - - - - - - 


- - - - 


- - - - 


27E . Issue of ballot paper : A postal ballot paper shall be sent by post under 
certificate of posting to the notified elector togother with 


(a ) a declaration in Form 


13A ; 


(b ) a cover in Form 13B ; 


(c ) a large cover addressed to the Returning Officer in Form 13C ; and 
(d ) instructions for the guidance of the elector in Form 13E . 


Provided that the Assistant Returning Officer of the notified class of electors may 
deliver, or cause to delivered , the ballot paper and the Forms to the notified elector 
personally . 


( 2 ) The Assistant Returning Officer for the notified class of electors shall at the same 
time 


(a ) record on the counterfoil of the ballot paper the electoral roll number of the 
clector as entered in the marked copy of the electoral roll , 


(b ) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to 
indicate that a ballot paper has been issued to him without, however, recording therein 
the serial number of the ballot paper issued to that elector, 


(c) ensure that the elector is not allowed to vote at a polling station . 


(3 ) Every officer under whose care or through whom a postal ballot paper is sent shall 
ensure its delivery to the addresses without delay . 


(4 ) The Assistant Returning Officer for the notified class of clectors shall ensure that 
ballot papers are issued to all such clectors whose intimation has been received in 
accordance with rule 27C and who are entitled to vote by post before eight days from the 
date of poll in the constituency and shall on expiry of the said period of eight days keep 
the marked copies of the electoral rolls in scaled envelopes and record on the envelopes 
a brief description of its contents and the dato on which it was sealed and send the sealed 
envelopes to the Returning Officer concerned . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART [I- SEC . 3 ( ii)] 


(5 ) The Assistant Returning Officer for the notified class of electors shall also seal up 
in a separate packet the counterfoils of the ballot papers issued to electors entitled to vote 
by post and record on the packet a brief description of its contents and the date on which 
it was sealed and send the sealed packet to the Retuming Officer concerned . 


27F . Recording of Vote : ( 1 ) A notified elector who has received a postal ballot paper 
and desires to vote shall record his vote on the ballot paper in accordance with the 
instructions contained in Form 13B and then enclose it in the cover in Form 13B . 


( 2 ) The notified elector shall sign the declaration in Form 13A in the presence of, and 
have the signature attested by , an officer authorised under sub -rule (2 ) of rule 27 ). 


27G . Assistance to illitorate or infirm electors : ( 1 ) If a notified elector is unable 
through illiteracy , blindness or other physical infirmity to record his vote on a postal ballot 
paper and sign the declaration , he shall take the ballot papor together with the declaration 
and the covers received by him to an officer authorised under sub -rule (2 ) of rule 27J and 
request the officer to record his vote and sign his declaration on his behalf . 


( 2 ) Such officer shall thereupon mark the ballot paper in accordance with the wishes 
of the elector in his presence , sign the declaration on his behalf and complete all the 
requirements to be mado in this behalf . 


27H . Re- issue of ballot paper : ( 1 ) When a postal ballot paper and other papers sent 
under rule 27E are for any reason returned undelivered , the Assistant Returning Officer 
for the notified class of electors may re - issue them by post under certificate of posting or 
deliver them or cause them to be delivered to the elector personally either on a request 
being macio by him or of his own . 


( 2 ) If any notificd elector has inadvertently dealt with the ballot paper or any of the 
other papers sent to him under rule 27E in such a manner that they cannot conveniently 
be used , a second set of the papers shall be issued to him after he has returned the spoiled 
papers and satisfied the Assistant Returning Officer for the notified class of electors of the 
inadvertence . 


(3 ) The Assistant Returning Officer for the notified class of electors shall cancel the 
spoiled papers so returned and keep them in a separate packet after noting thereon the 
particulars of the election and the serial numbers of the cancelled ballot papers . 


27 - 1. Return of ballot paper : (1 ) After a notified elector has recorded his vote and 
made his declaration under rule 27F or rule 27G , he shall return the ballot paper and the 
declaration to the Returning Officer concerned before the hour fixed for the 
commencement of counting of votes . 


(2 ) If any cover containing a postal ballot paper is received by the Roturning Officer 
after the expiry of the time fixed in sub - rule (1 ), he shall note thereon the date and time 
of its receipt and shall keep all such covers together in a separate packet. 


(3 ) The Returning Officer shall keep in safe custody until the commencement of the 
counting of votes all covers containing postal ballot papers received by him . 


[ 41TI U45 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


27J. Officers authorised to perform certain functions under this Part :- ( 1) The officers 
mentioned in sub - rule (2 ) shall be the authorised officers for the purpose of - 


(a) sub-rule (2) of rule 27G ; 

(b ) issuing certificate in Part II of Form 12C . 
(2) Any of the following officers shall be the authorised officers for the purpose of 
sub - rule (1): 

(a) an officer incharge of a migrant camp/ area . 

(b ) an officer incharge of an office from where the migrant elector draws his salary 
as a migrant employee . 


. 


- 


- - 


- 


As a 


(c) an officer incharge of a treasury /bank from where the migrant elector draws his 
pension as a pensioner . 


(d ) any gazetted officer . 


27K . Marked copy of the electoral roll : The Returning Officer shall ensure that the 
marked copy of the electoral roll received by him from the Assistant Returning Officer 
for the notified class of electors is used during the poll in the constituency so that such 
electors who have been supplied with a postal ballot paper do not cast the vote again . 


27L . Notwithstanding anything contained in rule 54A , the Election Commission may 
direct, by notification in the Official Gazette , that the postal ballot papers may be mixed 
with the ordinary ballot papers at the time of mixing of ordinary ballot papers under rule 
59A and , in that case , the Election Commission may also prescribe , by directions to the 
Returning Officers , the manner in which the mixing of postal ballot papers shall be done 
with the ordinary ballot papers in the constituency . . 

3. In the principal rules, in rule 33A , for clause (b ), the following clause shall be 
substituted , namely : 


" (b ) any mark other than the mark made in pursuance of clause (b ) of sub - rule (2 ) of 
rule 23 or clause (b ) of sub- rule (2) of rule 27Ē.". 
4. After Form 12B of the principal rules , the following Form shall be inserted : 


" FORM 120 


[See rule 27-C ] 


PART I 


Letter of intimation to Assistant Returning Officer for notified class of electors : 
Το 
The Assistant Returning Officer , 
(for the notified class of electors ) 

Parliamentary / Assembly constituency 

(designation & address of ARO ) 
269 21 / 98 -3 


II . 1 


. 


Petit - 


III + IIIIIIIIIIIII 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC. 3(ü )] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. . 


. 


. . . . 


. . . . . . 


. . . . . 


. 


In " : I .ILI 


. I . P 


. I 


. N . 


O . 


R . 

V 


I 


II 


. 1 + 0 CRITO . 


L.....................son /daughter /wife of......................Iesident of......... 
of.......... 

............ village/mohalla ... .. .... of.... 
...... .... Town /city /tehsil...... 
District ................ 

. ..... of................... 

...............(state ) belong to the class of notified electors and wish to cast my vote 
by post at the election to the House of the People Legislative Assembly from 
the . 


1 


. 


3 


IF 


I 


+ 


+ 


L 


IFE 


+ + IPPIPI 


. . 


. . . . . . . . . . . 


- - - - 


- 


- 


- - 


My complete present postal address 
is as under : 
house /dwelling unit / tent number 
camp /mohalla /village _ 
ward / town/tehsil 
district 
State 

_ PIN CODE 
My name is entered at serial number 

in Part No. 

of the 
electoral roll for _ _ parliamentary /assembly constituency . 
* I am registered as a migrant with 

( designation of officer ) 
Government of 

under registration no . _ _ as a head /member of the family 
of self/ Shri/ Shrimati 

* I am not registered as a migrant. 
* I am the head of my family is serving as a Government employee as (designation ) _ 
in the officer of 

(full address ) . 
* I am the head of my family is a pensioner and drawing pension under account No . 
from Government Treasury Branch of Bank , located at 

( full 
address ). 


H 


. 


Youns faithfully , 


PART II 


Certificate by the officer incharge of the migrant camp/office /area or by head of the office 
where the applicant is serving as a migrant eraployee or by a treasury officer /bank manager 
from where the nigrant is drawing his pension as a pensioner or by any gazetted officer. 


It is hereby certified that the particulars given by the applicant in Part I are correct as 
per our record to the best of my knowledge and understanding. 


_ ( full signature 
of the attesting 

(Name) 

.. (address) 
- _ (rubber stamp) 


FA 


-- - - --- - -* ( Strike off whichever is not applicable and tick 


the relevant statement ) 


[ Ti II - U 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


Note : Notified elector means the elector who belongs to the class of persons notified by the 
Election Conimission under clause (c ) of section 60 of the Representation of the People Act, 
1951. ( A copy of the notification issued by the Election Commission of India 
this regard .)." . 


5. After Form 13D of the principal rules, the following Form shall be inserted , namely : 


" FORM 13E 


(See rule 27F ) 


INSTRUCTIONS FOR GUDANCE OF NOTIFIED CLASS OF ELECTORS 


( To be used at an election to the House of the People /State Legislative Assembly ) 
Election to the House of the People /Legislative Assembly of .................. from the 


The persons whose names are printed on the ballot paper sent herewith are candidates at 
the above election . Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the 
candidate to whom you wish to give your vote . The mark should be so placed as to indicate 
clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote . If the mark is so 
placed as to make it doubtful to which candidate you have given your vote, your vote will 
be invalid . 


The number of members to be elected is one . Accordingly , you should not vote for more 
than one candidate , if you do so , your ballot paper will be rejected . 


Do not put your signature of write any word of mark any mark , sign or writing 
whatsoever on the ballot paper other than the mark required to record your vote . 


After you have recorded your vote on the ballot paper, place the ballot paper in the 
smaller cover marked A seni bazowith . Close the cover and secure it by seal or otherwise . 


You may then sign the declaration in Form 13A which is sent herewith in the presence 
of the officer as defined in < ule 27J of the Conduct of Election Rules , 196 und obtain the 
attestation of your signature by such authorised officer. Extracts of rule 27J of Conduct of 
Elections Rules, 1961 are enclosed herewith . 


If you are unable to mark the ballot paper and sign the declaration yourself in the manner 
indicated above by reason of illiteracy , blindness or other infirmity , you are entitled to have 
your vote marked and declaration signed on your behalf by any of the authorised officers as 
montioned above . Such an officer will , at your request, mark the ballot paper in your 
presence and in accordance with your wishos . He will also complete the necessary certificate 
in this behalf 


After your declaration has been signed and your signature has been attested , place the 
declaration in Porn 13A as also the smaller cover marked A containing the ballot paper in 
the larger cover marked B . After closing the larger cover, send it to the Returning Officer 
by post or by messenger . You have to give your full signature in the space provided on the 
cover turked B . No postage stamp need be uffixed by you if the cover is posted in India . 
If, however , you are an elector employed under the Government of India on a post outside 
India, you should return the cover to the Returning Officer concerned direct by air mail 
service after the requisite postage stamp is fully affixed thereon by the office in which you 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART [I_ Sec. 3( ii)] 
are serving except where it is sent by diplomatic bag. You must ensure that the cover reaches 
the Returning Officer before .................(hour ) on .... ................(date ). 


Please note that : 


(i) if you fail to get your declaration attested or certified in the manner indicated above , 
your ballot paper will be rejected ; and 


- - 


- 


III 


- 


- 


- 


- 


(i ) if the cover reaches the Returning Officer after 

.......... (date ) your vote will not be counted . " . 


.......................(hour) on 


(File No. 7 (1 )/98 -Leg . II] 


DR . RAGHBIR SINGH , Şecy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1998 


